सचिबालय प्रक 


रजिस्ट्री संख्या में एल -33001 / 03 


A SCHETARI.REGISTERED NO . DL-33001 / 93 


-- - 


सत्यमेव जयने र 


R 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


home 


पृष्ठ 


613 


सं० 23 ] 

नई दिल्ली, शनिवार, जन 5, 1993 ( ज्येष्ठ 15 , 1915 ) 
No . 23 ; NEW DELHI, SATURD AY, JUNE 5, 1993 ( JYAISTHA 15 , 1915 ) 
( इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ) 
(Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 
विषय- सूची 

पृष्ठ 
माग [ -- 73 1-- - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के 

भाग [ [ - खाह -- - 3 - - अ - गड ( iii ) - भारत सरकार के 
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जागे 

मंत्रायां (जित रक्षा मंत्रानर भी 
की गई विधितर नियमों, विनियमों , 

तामिन है ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों 
आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 533 

( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 
भाग [-- ~ डण्ड 2 -- ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार 

छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य 
के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा 

मांविधिक नियमों और सांविधिक 
जारी को गई सरकारी अधिकारियों की 

आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की 
नियक्तियों, पदोन्नतियों , छुट्टियों आदि 

अविधियां भी शामिल हैं ) के हिन्दी में 
के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . . 

अधिकृत पाठ ( ऐसे पाठों को छोड़कर 
भाग 1 - अण्ड 3----रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 

जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 
संकल्पों और असांविधिक आदेशों के 

या खण्ड 4 में प्रकाशित होते है ) 
सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . . 

झाग [[ - - 73 4 - -रमा ( मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 
भाग 1 -~-खण्ड 4 - - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई 

मांविधिक निरम और आदेश . . 
सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , 

भाग III--- खण्ड 1 - - उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा . 
पदोत्रतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध 

परोक्ष मंघ लोक सेवा आयोग, रेल 
में अधिसचनाएं . . . , 1001 

विभाग और भारत सरकार से संबद्ध 
भाग II - खण्ड 1 - - अधिनियम , अध्यादेश और विनियम . 

और अधीनस्थ कार्यालयों मारा जारी 
भाग II - - ण्ड 12 -~-अधिनियमों, अध्याळेशों और विनियमों 

की गई अधिसूचनाएं . . . 

565 
का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ 

माग III - - 2 ---पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई 
भाग II - खण्ड ?- -विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर 

पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित 
समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . 

अधिसूचनाएं और नोटिस . . 
भाग II - - खण्ड 3 - - उप -खण्ड (i ) - भारत सरकार के 

भाग III -- - वण्ड 3----मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन 
मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 

अयवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित 

भा -- दुण्ड 4 --विवित्र अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक 
क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) 
द्वारा जाग्रे किए गए सामान्य सांवि 

निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं , 

आदेग, विज्ञान और नोटिस मामिल 
धिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप 

12937 
के आदेश और उपविधियां आदि भी 
शामिल है ) . . . . 

IV - -- गैर-सरकारी व्यक्तियों और गर- सरकारी 

निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन 
भाग [[ - - खण्ड 3 - - उप - खण्ड ( ii) - - भारत सरकार के 

और बोटिस 
मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 

. . . 
और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ 

भाग V -- ग्रेजो गौर हिन्दी दोनों में जन्म भौर 
शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़ 

मृत्य के आंकड़ों को दर्शाने 
कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक 

वाना अनुपूरक . 
बादेश और अधिसूचनाएं 
" मांकड़े प्रारमही 
1 - 91 GF / 93 

( 533 ) 


433 


71 


534 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 5 , 1993 ( JYASTHA 15 , 1915 ) 


[PART 1- Sec . 1 


- 


CONTENTS 
PAOB 


PAGE 


PART 1 - SECTION 1 - Notifications relating to Non 

Statutory Rules, Regulations, Orders and 
Resolutions issued by the Ministries of the 
Government of India (other than the 
Ministry of Defence ) and by the Supreme 

Court . . . . . 533 
PART 1 - SECTION 2 - Notifications regarding 

Appointments, Promotions. Leave 
etc . of Government Officers issued by 
the Ministries of the Government of 
India (other than the Ministry of 
Defence ) and by the Supreme Court . 613 


PART II - SECTION 3 - SUB - Sec . ( iii) -- Authoritative 

texts in Hindi (other than such texts , 
Published in Section 3 or Section 4 of 
the Gazette of India ) of General Sta 
tutory Rules & Statutory Orders (inclu 
ding Bye-laws of a general character ) 
issued by the Ministries of the Govern 
ment of India ( including the Ministry 
of Defence ) and by General Authorities 
(other than Administration of Union 
Territories ) . . . . . 


PART (I -- Section Statutory Rules and Orders 

issued by the Ministry of Defence . . 


PART 1 - Section 3 — Notifications relating to 

Resolutions and Non - Statutory Orders 
issued by the Ministry of Defence . 


3 . 


, Part III -SECTION 1 - Notifications issued by the 

High Courts, the Comptroller and 
Auditor General, Union Public Service 
Commission , the Indian Government 
Railways and by Attached and Subordi 
nate Oifices of the Government of 
India . . . . . . 


1001 


565 


PART 1 - Secrioy 4 - Notifications regarding 

Appointments , Promotions, Leave etc . 
of Government Officers issued by the 

Ministry of Defence . . . 
PART II - 52000 1 -- Acts , Ordinances and Regu 

lations . . . . . . 
Part II - SECTION 1-A - Authoritative texts in Hindi 

Languige o . Acts , Ordinances and 

Regulations . . . 
PART II - SECTION 2 - Bills and Reports of the Select 

Committee on Bills , . 
Part II - SECTION 3 - SUB-Sec . (1) --General Sta 

tutory Rules (including Orders , Bye 
laws, etc . of general character) issued by 
the Ministries of the Government of 
India , (other than the Ministry of 
Defence) and by Central Authorities 
(other than the Administration of 
Union Territories) . . . . 


PART III - SECTION 2 - Notifications and Notices 

issued by the Patent Office, relating to 
Patents and Designs . . . . 


433 


PART III — SECTION 3- -Notifications 

under the authority of 
sioners . . 


issued by or 
Chief Commis 


PART III - SECTION 4 - Miscellaneous Notifications 

including Notifications, Orders, Advertise 
ments and Notices issued by Statutory 
Bodies 

. . . . . 12937 


Pirri - \ 1Vtise nents 211 Votices issued by 

Private individuals and Private bodies. 


71 


Part II- - SECTION 3. - SUB -Sac . ( ii ) - Statutory 

Orders and Notifications issued by the 
Ministries of the Government of India 
(other time Ministry of Defence) and 
07 Central 11 . rities (other than the 
ini nistration of Ulivi Territories ) . 


PART V --Suppia:nent showing Statistics of Births 

and Deaths etc , both in Baglish and Hindi . 


Folio Nos , not received 


भाग I - - खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र , जून 5, 1993 (ज्येष्ठ 15, 1915 ) 


535 


भाग I - - खण्ड । 

[ PART I - SECTION 1 ] 
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
(Notification relating to Non -Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Goveran zat of India ( other than the Ministry of Defence) and 

by the Supreme Court ] 


लोक सभा सचिवालय 


नई दिल्ली -110001, दिनांक 21 अप्रैल , 1993 


का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनवारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 
तेल भवन , देहरादून को (जिसे इसके पश्चात आयोग कहा गया है ) 
कृष्णा -गोदावरी बेसिन में के जी - ओ एस - 90 / 3 ब्लाक के 4495 . 0 
व० कि मी० क्षेत्र में पेट्रोलियम की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वे 
षण लाइसेंस की 01 अक्तूबर , 1992 ( 1 - 10-- 1992 ) से 4 वर्ष के 
लिए स्वीकृति देती है । इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क " 
में दिये गय हैं । 


सं० : 6/ 1/ 1/संचार/ 93 - - अध्यक्ष महोदय ने श्री चन्द्रजीत यादव , 
संसद सदस्य, लोक सभा को संचार संबंधी स्थायी समिति ( 1993 - 94 ) 
का सदस्य नामांकित किया है । 


लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है : - - 


के . एम . मित्तल , 

उप - सचिव 


( क ) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा । 


नई दिल्ली -110001, दिनांक 4 मई , 1993 


सं० : 6/1 /एफ सी / 1/ 93 - - श्री टी० जे० अंजलोज, संसद सदस्य 
को श्री बसुदेव आचार्य द्वारा वित्त संबंधी विभागीय स्थायी समिति से 
त्याग -पत्र देने के कारण रिक्त हुए स्थान पर इस समिति का सदस्य 
नामनिर्दिष्ट किया गया है । 


( ख ) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई अन्य खनिज पदार्थ पाए 

गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सर 
कार को देगा । 


( ग ) स्वत्व शुल्क ( रायल्टी ) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी :- -- 


मांगे राम , 
सहायक निदेशक 


( i ) समस्त अशोधित तेल तथा केसिम है । कन्डेन्सेट पर 481 

रुपये प्रति मीट्रिक टन या ऐसौ वर जो समय - समय पर 
केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी । 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


नई दिल्ली , दिनांक 5 मई, 1993 


आदेश 


विषय : - - तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को कृष्णा-गोदावरी बेसिन में 

के जी ओ एस -- 90/ 3 ब्लाक के 4495 . 0 व किल् मी .. 
क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की मजूरी । 


( i ) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा 

समय - समय र निर्धारित दर के अनुसार होगी । 
स्वत्व शल्य ( रायल्टी ) की अदायगी, पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली के वेतन तथा 
लेखा अधिकारी को की जाएगी । 


सं० ओ 12012 /33 /96 जी एन जी डी - 4 :-- पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस नियम 19 - के नियम 5 खंड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 


( घ ) आयो लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों 

में ति माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड 


N 


836 


- 


- 


- 


भारत का राजपत्र , जून 5 , 1993 (ज्येष्ठ 15 , 1915 ) 

भाग 1 - - खण्ड 1 
-- - -- - - - -- ---- 
कन्डेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित 

( ट ) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार 
मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार 

द्वारा अनुमोदित एक ऐसे फार्म पर दस्तावेज भर कर देगा जो 
को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची " ख " में दिए गए 

अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा । 
प्रपत्र में भर कर देना होगा । 


( . ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम , 1959 के नियम II की 

अपेक्षाओं के अनुसार आयोग 50, 000/ - रुपये की धनराशि 
प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा । 


( 8 ) प्रायोग खुदाई/ अन्वेषी आपरेशनों /मर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए 

गए बाथी - मीट्रिक सतही नमूने , धारा और चुम्बकीय आंकड़े 
यथा सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय , नौसेना मुख्यालय को 
प्रस्तुत करेगा । 


( ड ) आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है । 


( च ) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा 

जिसकी संगणना प्रत्यक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी 
अंश के लिए जिना लाइनेंस में उल्लेख किया गया होगा , 
निम्नलिखित दरों पर की जायेगी : . 


( ढ ) संपूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किए जाते है । 


( 1 ) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 


8/ - रुपय 


( 2 ) लाइमेंप के द्वितो वा के लिए 


40/ - रुपये 


( 3 ) लाइमेंस के ततीय वर्ष के लिए 


200/ - रुपय 


( ण ) यदि विदेशी जलपोत को सर्वेक्षण पर लगाया जाता है तो सवक्षण 

करने में पूर्व उनका भारतीय नौसेना विशेषज्ञ अधिकारी दल 
द्वारा नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जाएगा । भारत में ऐसे 
जलपोत के आने बारे में कम से कम एक माह पूर्व नौटिस 
दिया जाना चाहिए ताकि निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति 
में सुविधा हो । 


( 4 ) लाइमेंम के चतुर्थ वर्ष के लिए 


4()() - का 


( 5 ) लाइमेस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 

600/ - रुपये । 


( छ ) आयोग को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम , 1959 के नियम 

II के अनियम ( 3 ) को अपेक्षानों के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस 
में उल्लिखित किमी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्व 
तंत्रता , मरकार को दो माह की लिखित नोटिस देने के बाद होगी । 


( त ) इस संबंध में आयोग द्वारा समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़ों 

की तैयारी की गई संपूर्ण प्रति नौसेना मुख्यालय तथा मुख्य 
हाइटोग्राफर को नि : शुल्क उपलब्ध करायी जाती है । 


( ज ) आयोग केन्द्रीय सरकार को मांग किए जाने पर तत्काल तेन 

तथा प्राकृतिक गैम अन्वेषण के दौरान पाए गए समस्त खनिज 
पदार्थों के संबंध में भू - वैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण 
रिपोर्ट गुप्त रूप रूप से लगा तथा हर छः महीनों में निश्चित रूप से 
पेन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों 
के परिणामों के बारे में सूचना देगा । 


अनुसूची " क " 


कृष्णा - गोदावरी बेसिन ब्लाक के जी - ओ एस- 90/ 3 के लिए 
449 5. 0 वर्ग किलोसी क्षेत्र का भोगोलिक निर्देशांक 


प्वाइंट 


अक्षान्तर 


देशान्तर 


( झ ) आयोग समुद्र की “तलछटी " और या उसकी सतह पर आग 

बुझाने संबंधी विारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग 
बुझाने हेतु हर सम के लिए उपकरण , सामान तथा साधन 
बनाए रखेगा और वारी पार्टी और / या सरकार को उतना 
मुआवजा देगा जितना के आग लगने से हुई हानि के बारे में 
निर्धारित किया जाएगा । 


16° 54 " 57" एन 


83° 35" 00* ई 


16° 54 57° एन 
16° 30° 18° एन 
16° 30° 4x . एन 


82° 25* 25* ई 
82° 25 * 25" ई 
83° 06" 40" ई 


( अ ) इम अन्वेषण लाइसेंस पर तेल (विनियम और विकास ) अधि 

नियम , 1948 ( 1948 का 53 ) पर पेट्रोयम तथा प्राकृतिक 
गैस नियम , 1959 के उपबंध लागू होंगे । 


भाग 1 - - खण्ड 11 


भारत का राजपत्र , जून 5 , 1993 ( ज्योष्ठ 15 , 1915 ) 


537 


- - -- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


, अनुसूची " ख " 
अशोक्ति तेल , केसिंग हैड काडेन्सेट तया प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण 

के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 

क्षेत्रफल 
माह तथा वर्ष 


( क ) अशोधित तेल 


कुल प्राप्त मी० टन को 
संख्या 


अपरिहार्य रूप से खोये अथवा 
प्राकृतिक जनागय को लौटाये 

मीनकी 


कालम 2 और 3 को घटाकर टिप्पणी 
प्राप्त मो . टन की संख्या 


केन्द्रीय सरकार द्वारा अनु- 
मोदित पेट्रोलियम अनमेषण 
कार्य हेतु प्रयोग किये गये 

मो० टनों की मंडा 


- , --- - ----- --- 


( ख ) केसिंग हैड कन्डेन्सेट 


PROR 


टिप्पणी 


प्राप्त किये गये कुल 
मी० टन की संख्या 


अपरिहार्य रूप से खोये अथवा 
प्राकृतिक जलाशय को लौटाये 

मी० टन की संख्या 


केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित 
पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु 
प्रयोग किये गये मी० टनों 

की सं० 


कालम 2 और 3 को घटा - 
कर प्राप्त मी० टन की संख्या 


1 


- - - --- 


(ग ) प्राकृतिक गैस 


टिप्पणी 


कुल प्राप्त बन मीटरों की अपरिहार्य रूप से खोये अथवा 
सं० 

प्राकृतिक जलाशय को लौटाये 
गये घन मीटरों की संख्या 


केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कालम 2 और 3 को 
पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु घटाकर प्राप्त घन मीटरों 
प्रयोग किये गये घन मीटरों 

की संख्या 
की संख्या 


2 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- - - 


- - 


एतद्द्वारा में , श्री . . . 

. . . . . . सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई 
पवना पूर्णरूपेग सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं । 


हस्ताक्षर 


• . . . . . 


. . 


भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर । 


एम० मार्टिन, 
डेस्क अधिकारी 


[ भाग 1 - खण्ड । 


538 


भारत का राजपत्र, जून 5 , 1993 (ज्यष्ठ 15, 1915 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


आदेश 
विषयः -- तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को कोचीन हाई क्षेत्र के 2560 . 0 

वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 

की पुनः स्वीकृति । 
सं० ओ - 12012/ 2/ 93 - ओ एन जी डी - 41 --- पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के खंड (i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग , 
तेन भवन, देहरादून को (जिसे इसके पश्चात् , आयोग कहा गया है ) कोचीन 
हाई क्षेत्र के 2560 . 0 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना 
हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की 31 मार्च, 1993 ( 31 - 3 - 1993 ) 
से 4 वर्ष के लिए स्वीकृति देती है । इसके विवरण इसके साथ संलग्न 
अनुसूची " क " में दिए गये है । 

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है : --- 
( क ) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा । 
( ख ) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई अन्य खनिज पदार्थ 

पाए गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना 

केन्द्रीय सरकार को देगा । 
( ग ) स्वत्व शुल्क ( रायल्टी ) निम्नलिखित दरों पर ली 

जाएगी : - - 
(i ) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कन्डेन्सेट पर 481 

रुपये प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय 
समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की 

जाएगी । 
( ii ) प्राकृतिक गैस के संबंध में य दरें केन्द्रीय सरकार 

द्वारा समय - समय पर निर्धारित दर के अनुसार 

होंगी । 
स्वत्व शुल्क ( रायल्टी ) को अदायगी, पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गम मंत्रालय , नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा 
अधिकारी को की जाएगी । 
आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों 
में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड 
काडेन्मेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित 
मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार 
को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची " ख " में दिए गए 

प्रपत्र में भर कर देना होगा । 
( ङ ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम , 1959 के नियम 11 

की अपेक्षाओं के अनुसार आयोग 50, 000/ - रुपये की धन -- 

राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा । 
( च ) आयोग प्रति वर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा 

जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ष किलोमीटर या उसके किसी अंश 
के लिए जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया होगा, निम्नलिखित 
दरों पर की जाएगी : -- 
( 1 ) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 8/ - रुपये 
( 2 ) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 40 / - रुपये 
( 3 ) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 200/ - रुपये 
( 4 ) लाइसेंस के चतुयं वर्ष के लिए 400/ - रुपये 
( 5 ) लाइसेंस के नवीनीकरण के 600/ - रुपये 
प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 
आयोग को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 
11 के उपनियम ( 3 ) की अपेक्षाओं के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस 
में उल्लिखित किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतं 
बता, सरकार को दो माह को लिखित नोटिस देने के बाद होगी । 


आयोग केन्द्रीय सरकार को मांग किए जाने पर तत्काल तेल तथा 
प्राकृतिक गैस अन्वेषण के दौरान पाये गये समस्त खनिज पदार्थों 
के संबंध में भू - वैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त 
कब से लेगा तया हर 6 महीनों में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार 
को समस्त परिचालनों, व्यवन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों 

के बारे में सूचना देगा । । 
( झ ) आयोग समुद्र की “तलछटी " और या उसकी सतह पर आग 

नाने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग 
वुझाने हेतु हर समय के लिए उपकरण, सामान तथा साधन 
बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/ या सरकार को उतना 
मुआवजा देगा जितना की आग लगने से हुई हानि के बारे में 

निर्धारित किया जायेगा । 
( अ ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र ( विनियम और विकास ) 

अधिनियम, 1948 ( 1948 का 53 ) पर पेट्रोलियम तथा 

प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे । 
( ट ) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार 

द्वारा अनुमोदित एक ऐसे फार्म पर दस्तावेज भर कर देगा जो 
अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा । 
ग्रायो । जुदाई/ अन्वेषी प्रापरेशनों / सर्वेक्षणों के दौरान एकत्रकिए 
गए बाथी मीट्रिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े यथा 

समान्य रूप से रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय प्रस्तुत करेगा । 
( ड ) आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है । 
( ढ ) संपूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं । 
( ण ) यदि विदेशी जलपोत को सर्वेक्षण पर लगाया जाता है तो सर्वे 

जग करने से पूर्व उनका भारतीय नौसेना विशेषज्ञ अधिकारी 
दल द्वारा नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जायेगा । भारत में 
ऐसे जनपोतों के आने के बारे में कम से कम एक माह पूर्व नोटिस 
दिया जाना चाहिए ताकि निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति 

में सुविधा हो । 
( त ) इस संबंध में आयोग द्वारा समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़ों 

को तैपार की गई संपूर्ण प्रति नौसेना मुख्यालय तथा मुख्य 
हाइड्रोग्राफर को निशुल्क उपलब्ध करायी जाती है । 


( ठ ) 


अनुसूची " क " 


कोचीन हाई क्षेत्र के लिए 2560 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का 
भौगोलिक निदेशांक 


प्वाइंट 


अक्षान्तर 


देशान्तर 


ब्लॉक I 


जी 


बी 


10° 00 * 00 
10° 00 00 
09°5 6000 


आई 


75° 35* 30* 
75° 51* 00 
75° 51 00 
75° 35* 00 
75° 25 00" 


09° 56 " 00 " 
09° 27100" 


ब्लॉक - II 
एफ 


09° 27° 00 


09° 00 00 " 
09° 00 00 " 


75°51 00 " 
75° 51 00 " 
75° 25 00 


भाग I - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , जून 5 , 1993 (ज्येष्ठ 15 , 1915 ) 


539 


अनुसूची - " ख " 
अशोधित तेल , केसिंग हैड कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण 

के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 

क्षेत्रफल 
माह तथा वर्ष 

( क ) अशोधित तेल 
कुल प्राप्त मी० टन की सं . अपरिहार्य रूप से खोये अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा कालम 2 और 3 को टिप्पणी 

प्राकृतिक जलाशय को लौटाये अनुमोदित पेट्रोलियम घटाकर प्राप्त मी 
मी० टन की सं० 

अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग टन की संख्या 

किये गये मी० टनों की सं० 
2 

3 

45 


( ख ) केसिंग हैड कन्डेन्सेट 


टिप्पणी 


प्राप्त किये गये कुल 
मी० टन की संख्या 


अपरिहार्य रूप से खोये 
अथवा प्राकृतिक जलाशय 
को लौटाये मी० टम की 
संख्या 


केन्द्रीय सरकार द्वारा अन 
मोदित पेट्रोलियम अन्वेषण 
कार्य हेतु प्रयोग किये गये 
मी० टनों की सं० 


कालम 2 और 3 को 
घटाकर प्राप्त मी० 
टन की संख्या 


3 


----- -- .. 


- -- -- - - 


( ग ) प्राकृतिक गैस 


कल प्राप्त घन मीटरों की स० 


टिप्पणी 


अपरिहार्य रूप से खोये 
अथवा प्राकृतिक जलाशय 
को लौटाये गए घन मीटरों 
की संख्या 


केन्द्रीय सरकार द्वारा कालम 2 और 3 को 

दित पेट्रोलियम अन्वेषण घटाकर प्राप्त धन 
कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या 
मीटरों की संख्या 


3 


एतदद्वारा मैं श्री . . . . . . 

. . . · सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं 
कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्णरूपेण सत्य और सही है , उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह 
घोषणा करता है । 


हस्ताक्षर - - -- - 


भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर । 


एम० मार्टिन , 
डैस्क अधिकारी 


540 PT61 CGT 7TTCT , F 5 , 1993 ( 15 . 1915 ) 

( TIE1 
priatett (teta ate ) 

____ 2. रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) ने श्रीमती सुभाषिनी अली को यात्री सुविधा 
7 fammit faciai 21 1993 

समिति की सदस्या के रूप में नियुक्त करने का विनिश्चय किया है । 
संकला 

___ 3. श्रीमती सुभाषिनी अलग की नियुक्ति की शर्ते अलग से 

जारी की जा रही हैं । 
विषय : ---यात्री सुविधा समिति--- रेल मंत्रालय 

आदेश 
po : 0 347a76 - 1/ 91/ 21 / 1 : --T out Tartu 

इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में 
( taga as ) # 27 – 3– 91, 11 - 6 - 92 747 1-- 12 – 92 Herrera प्रकाशित करने का आदेश दिया जाता है । 
संकल के संदर्भ में है जो थो प्रार , एस ) सहजारी , भूतपूर्व संनद - सदस्य 

मसीहुज्जमा , 
की अध्यक्षता में यात्री मुविधा ममिति के पुनर्गठन से संबंधित था । 

सचिव, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के अपर सचिव 
LOK SABHA SECRETARIAT 

fee in respect of the licence calculated at the 

following rates for each square kilometre or part 
New Delhi-110001, the 21st April 1993 

thereof covered by the licence : 
No. 6 / 1 / 1 / Communications|93.- - The Speaker has nomi 

( i ) Rs. 8 / - for the first year of the licencc ; 
nated Shri Chandrajeet Yadav , Member, Lok Sabha to be a 

(ii ) Rs. 40 /- for the second year of the licence ; 
member of the Standing Committee on Communications 
( 1993- 94 ) . 

(iii ) Rs. 200 /- for the third year of the licence ; 
K . M . MITTAL , Dy. Secy . 

( iv ) Rs. 400 / - for the fourth year of the licence ; 
( v ) Rs. 600 / - for the first and second year of 

ienewal. 
New Delhi- 110001, the 4th May 1993 

( g ) The Commission shall be at liberty to determine 
No. 6 / 1 / 1 /FC / 93 .--- Shri T . J. Anjalose M . P ., has been 

the relinquishing of any part of the area covered 
nominated as a member of Committee on Finance vice 

by the exploration licence by giving not kiss than 
Shri Basudeb Acharia resigned . 

two mouth s notice in writing to the Centı : Gov 
MANGE RAM , Asstt. Direcior. 

ernment as required by < ub -rule ( 3 ) of the rule 

11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959. 
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

( h ) The Commission shall immediately on demand 
New Delhi, the 5th May 1993 

submit to Central Goveinment confidentially a full 
ORDER 

report of the Geological data of all the minerals 

found during the exploration of oil ard nalural 
Subject : - - Grant of Petroleum Exploration Licence to 

gas and shall submit without fail every six months 
Oil and Natural Gas Commission for KG -OS 

the results of all operations, boring and exploration 
90 / 3 Block area measuring 4495 .0 sq . kms., in 

to the Central Government. 
Krishna Godavari Basin (Offshore ). 

li ) The Commission shall take preventive Lieasures 
No. 0 -12012 / 33 /92 -ONG / D .IV ... - In exercise of the powers 

agair st the hazards of fire under sea bed and / or 
conferred by clause ( i) of Rules 5 of the Petroleum and 

on the surface and shall keep such eq ipment, 
Natural Gas Rules , 1959 , the Central Government hereby 

supplies and means to extinguish the firć at all 
grants to the Oil and Natural Gas Commission , Tel Bhavari , 

times and shall pay such compensation o third 
Dehradun ( herein after referred to as Commission ) , a Pet 

party and / or Government as may be determined in 
roleum Exploration Licence to prospect for petroleum for four 

( 140 of damage due to the fire . 
years from 1st October, 1992 ( 1 - 10 - 1992 ) for KG -OS - 90 / 3 

( 1) This exploration licence shall be subject to the 
area measuring 4495 .0 sq . kms. in Krishna Godavari Basin , 

prov sions of the Oil Fields ( Regulation and Deve 
the particulars of which are given in Schedule A annexed 

loppent) Act, 1948 ( 53 of 1948 ) and the Petroleum 
hereto . 

and Natural Gas Rules , 1959 . 
The grant of Licence is subject to the term and condi 

( k ) The Commission shall execute a deed of the Pet 

roleum Exploration Licence in the form applicable 
tions mentioned below :- - 

to offshore areas as approved by the Central Govern 
( a ) The Exploration Licence should be in respect of 

inent. 
Petroleum . 

( 1) The Commission should render , Bathymetric , bot 
( b ) If any minerals are found during the exploration 

tom samples , Current and magnatic data collected 
work , the Commission should bring that to the 

ducing the drilling / exploration operations/ survey, 
notice of the Central Government with full particu 

to Ministry of Defence, Naval Headquarters in the 
lars thercoſ. 

usual manner. 
( c ) Royalty at the rate mentioned below shall be 

( m ) The Commission should ensure security of ocean 
charged : 

ographic data . 

( n ) The entire data is processed in India . 
( i) Rs. 481 / - per metric tonne or such rates as 
may he fixed by the Central Government from 

( o ) Foreign vessels if deployed for survey , are to under 
time to time on all crude oil and casing-head 

go naval security inspection by a team of Indian 
condensate . 

Navy Specialists Officers prior to commencement 

of survey . A minimum of one month notice about 
( ii) In case of natural gas, at such rates as may 

the arrival of such vessel in India is to be given 
be fixed by the Central Government from 

to facilitate deputation of the Inspection teamı, 
time to time. 

( p ) A complete set of oceanographic data collected 
The royalty shall be paid to the Pay and 

by the Commission in this area is made avalaible 
Accounts Officer, Ministry of Petroleum and 

free of cost to the Ministry of Defence / Chief 
Natural Gas, New Delhi. 

Hydorographer. 
( d ) The Commission shall within the first 30 days of 

SCHEDULE A 
every month , furnish to the Central Government, Geographical coordinates of KG -OS - 90 / 3 Block area 
a full proper return showing the quantity and gross measuring 4495 . 0 sq . kms., in Krishna Godavari Basin ( Off 
value of all crude oil, casing-head condensate and shore ). 
natural gas obtained during the preceding month 

Lilili 

Longituds 
in pursuance of the licence . The return shall be 
in the form given in Schedule B annexed hereto . 

16° 54 57 " N 83° 35 00 E 
( e ) The Commission shall deposit a sum of Rs. 50 ,000 / 

16° 54 57 N 82° 25 25 E 
as security as required by rule 11 of the P & NG 

16° 30 18 " N 82° 25 25 * B 
Rules, 1959 . 

16° 30 42 N 83° 06 4048 
(f ) The Commission shall pay every year in advance a 


Part I - SEÇ . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 5, 1993 ( JYAISTHA 15 , 1915 ) 


541 


SCHEDULE B 


Mɔnthly return of crude oil , casing-head condensate and natural gas 

produced and value thereof. 
Petroleum Exploration Licence for 

Area 


Month and Year 


A - Crude Oil 


Remarks 


Total No. of Moric 
Toai : 05: ained 


No. ofMetric Tonges 
univoidablylostor 
returned to natural 
reservoir 


No . of Metric Tonnes 
used for purpose of 
petroleum exploration 
operation approved by 
the Central Govern 
ment 


No. of Metric 
tonnes obtained less 
columns 2 and 3 


3 


B - Casing -head condensate 


Total Number of Metric 
Tonnes obtained 


Remarks 


Nɔ. of Metric Tonnes 
unavoidably lost or 
returned to natural 
reservoir 


No. of Metric Tonnes 
used for purposes of 
petroleum exploration 
approved by Central 
Government 


No. of Metric Tonnes 

obtained less 
columns 2 and 3 


. 


C – Natural Gas 


Total Number of cubic 
Metres obtain : d 


Remarks 


Number of cubic 
matres unavoidably lost 
or returned to natural 
reservoir 


Number of cubic 
metres used for pur 
poses of petroleum 
exploration approved 
by the Central Govern 
ment 


Number of cubic 
metres obtained less 

columns 2 and 3 


3 


1 . Shri - - _ - _ - _ _ - _ - do hereby solemnly and sincerely declare , and affirm that the information in 
this return is : rus and correct in every particular and make this declaration conscientiously believing the same to be true. 


By order and in the name of the President of India. 


(Signature) 
M . MARTIN , 
Desk Officer 


542 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 5 , 1993 ( JYAISTHA 15 , 1915 ) 


[PART I - Sec. 1 


ORDER 


the results of all operations, boring and exploration 
to the Central Government . 


Subject Grant of Petroleum Exploration Licence to 

Oil and Natural Gas Commission for Cochin 
High area measuring 2560 sq. kms. 


( i ) The Commission shall take preventive measures 

against the hazards of fire under sea bed and / or 
on the surface and shall keep such equipment, 
supplies and means to extinguish the fire at all 
times and shall pay such compensation to third 
party and / or Government as may be determined in 
case of damage due to the fire . 


No . 0 - 12012 /2 /93 -ONG /D . IV . - In exercise of the powers 
conferred by clause ( i) of Rules 5 of the Petroleum and 
Natural Gas Rules , 1959, the Central Goverament hereby 
grants to the Oil and Natural Gas Commission , Tel Bhavan , 
Dehradun ( hereinafter referred to as Commission ) , a Pet 
roleum Exploration Licence to prospect for petroleum for four 
years from 31st March , 1993 (31-3 - 1993) for Cochin High 
area measuring 2560 sq . kms., the particulars of which are 
given in Schedule A annexed hereto . 


(i) This exploration licence shall be subject to the 

provisions of the Oil Fields (Regulation and Deve 
lopment ) Act, 1948 (53 of 1948 ) and the Petroleum 
and Natural Gas Rules, 1959 . 


The grant of Licence is subject to the term 
tions mentioned below : 


and condi 


( k ) The Commission shall execute a deed of the Pet 

roleum Exploration Licence in the form applicable 
to offshore areas as approved by the Central Gov 
ernment. 


(a ) The Exploration Licence should be in respect of 

Petroleum . 
If any minerals are found during the exploration 
work , the Commission should bring that to the 
notice of the Central Government with full parti 
culars thereof. 


( b ) 


(1 ) The Commission should render, Bathymetric , bot 

tom samples, Current and magnatic data collected 
during the drilling / exploration operations/ survey, 
to Ministry of Defence , Naval Headquarters in the 
usual manner . 


( c ) 


Royalty at the rate mentioned below 
charged : 


shall be 


( m ) The Commission should ensure security of ocean -- 

ographic data . 


( n ) The entire data is processed in India . 


( i) Rs. 481 /- per metric tonne or such rates as 

may be fixed by the Central Government from 
time to time on all crude oil and casing-head 
condensate . 


( ii) In case of natural gas , at such rates as may 

be fixed by the Central Government from 
time to time. 

The royalty shall be paid to the Pay and 
Accounts Officer , Ministry of Petroleum and 
Natural Gas , New Delhi. 


( 0 ) Foreign vessels if deployed for survey , are to under 

go naval security inspection by a team of Indian 
Navy Specialists Offshores prior to commencement 
of survey . A minimum of one month notice about 
the arrival of such vessel in India is to be given 
to facilitate deputation of the Inspection team . 


( p ) A complete set of oceanographic data collected 

by the Commission in this area is made available 
free of cost to the Ministry of Defence / Chief 
Hydrographer . 


SCHEDULE A 


( d ) The Commission shall within the first 30 days of 

every month , furnish to the Central Government, 
a full proper return showing the quantity and gross 
value of all crude oil, casing-head condensate and 
natural gas obtained during the preceding menth 
in pursuance of the licence . The return shall be 
in the form given in Schedule B annexed hereto . 


Geographical coordinates of Cochin High area measuring 
2560 sq . kms. 


( e ) The Commission shall deposit a sum of Rs. 50, 000 / 

as security as required by rule 11 of the P & NG 
Rules, 1959 . 


Point 


Latitude 


Longitude 


The Commission shall pay every year in advance a 
fee in respect of the licence calculated at the 
following rates for each square kilometre or part 
thereof covered by the licence : 


Block - I 


10 


OC 


00 " 


75° 35 


30 " 


- B 


10° 


00 " 


75° 51 


00* 


(i) Rs. 8 / - for the first year of the licence ; 
(ii) Rs. 40 /- for the second year of the licence; 
(i ) Rs. 200 /- for the third year of the licence ; 
( iv ) Rs. 400 / - for the fourth year of the licence ; 


I 


00 * 


75° 


51 acom 


09° 
09056 


00 " 


75° 


35 30 " 


(v ) Rs. 600 /- for the first and second year of 

renewal. 


Block - II 


099 


00 


75° 25 00 " 


( g ) The Commission shall be at liberty to determine 

the relinquishing of any part of the area covered 
by the exploration licence by giving not less than 
two month s notice in writing to the Central Gov . 
ernment as required by sub -rule ( 3 ) of the rule 
11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959 . 


75° 


51 


000 


F 
c 


ago 
09 


27 
00 


aan 
00 


75° 51 00 " 


( h ) The Commission shall immediately on demand 

submit to Central Government confidentially a full 
report of the Geological data of all the minerals 
found during the exploration of oil and natural 
gas and shall submit without fail every six months 


Uge 


00 


00 


75° 


25 


00 


PART 1 _ Sec. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 5 , 1993 (JYAISTHA 15 , 1915 ) 


543 


w 


SC HEDULE B 


Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof. 


Petroleum 


Exploration Licence for 

Area 


Month and Year 


A . Crude Oil 


- 


Remarks 


Total No . of 
Metric tonnes 
obtained 


No. of Metric Tonnes 
unavoidably lost or returned 
to natural reservoir 


No. of Metric Tonnes 
used for purpose of petroleum 
exploration operation approved 
by the Central Government 


No. of Metric tonnes 
obtained less 
columns 2 and 3 


5 


B . Casing -head condensate 


Remarks 


Total number 
of Metric Tonnes 
obtained 


No . of Metric Tonnes 
unavoidably lost or returned 
to natural reservoir 


No. of Metric Tonnes 
used for purposes of petroleum 
exploration approved by 
Central Government 


No . of Metric Tonnes 
obtained less 
Columns 2 and 3 


3 


4 


5 


C . Natural Gas 


Remarks 


Total number 
of cubic metres 
obtained 


Number of cubic metres 
unavoidably lost or returned 
to natural reservoir 


Number of cubic metres 
used for purposes of petroleum 
exploration approved by the 
Central Government 


Number of cubic 
metres obtained less 
columns 2 and 3 


3 


I, Shri 

do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this 
return is true and correct in every particular and make this declaration conscientiously believing the same to be true. 


By order and in the name of the President of India . 


(Signature) 
M . MARTIN 
Desk Officer 


544 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 5, 1993 ( JYAIŞTHA 15 , 1915 ) 


PART I - Sec. 1 ] 


- 


- 


- - 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 
New Delhi , the 21st April 1993 

RESOLUTION 
Sub : Passenger Amenities Committee- Ministry 

ways . 


Amenities Committee under the Chairmanship of Shri R . S . 
Panjhazari, Ex -MP. 

2 . Ministry of Railways (Railway Board ) have decided 
to appoint Smt. Subhashini Ali as Member of the Passenger 
Amenities Committee . 

3 . The terms & conditions for the appointment of Smt. 
Subhashini Ali are being issued separately . 

ORDER 
Ordered that the Resolution be published in the Gazette 
of India for general information . 

MASIHUZZAMAN , Secy. Railway 
& Ex-Officio Addl. Secy . to the Govt. of India . 


of Rail 


No. ERB - I / 91 /21 / 1 . – Reference Ministry of Railways 
( Railway Board s ) Resolutions of even No. dated 27 - 3 - 91, 
11-6 - 92 and 1- 12 -92 , regarding reconstitution of Passenger 


प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली द्वारा प्रकाशित , 1993 
Printed by the Manager , Govt. of India Press , Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1993 


